निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 625 ) पटना , सोमवार , 25 जुलाई 2016 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2016 
__ सं० 1 / स्था0( ले0से0 )- 20 / 2015 - 5826 - बिहार लेखा सेवा के वरीय लेखा पदाधिकारी समकक्ष 
स्तर ( प - बैण्ड - 15600- 39100 + ग्रेड - पे- 6600 ), के निम्नांकित पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के 
पत्र संख्या - 4800 दिनांक 01 . 04. 2016 के आलोक में उपायुक्त , लेखा कोटि / समकक्ष स्तर ( प- बैण्ड 
15600 - 39100 + ग्रेड - पे - 7600 ) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम 
के सामने अंकित स्तंभ- 3 में वर्णित पद पर अगले आदेश तक के लिये पदस्थापित किया जाता है : 

पदाधिकारी का नाम , कोटि क्रमांक एवं प्रोन्नति उपरान्त नव पदस्थापित विभाग / कार्यालय 
क्र० वर्तमान पदस्थापन 

का नाम 
2 
श्री कामेश्वर ओझा , 1 

उप बजट नियंत्रक- सह - उप सचिव , वित्त विभाग, 
| अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त 

बिहार , पटना 
विभाग , बिहार , पटना 
श्री अजय कुमार ठाकुर , 9 

उप बजट नियंत्रक- सह - उप सचिव , वित्त विभाग , 
अवर बजट नियंत्रक- सह - अवर सचिव , वित्त 

बिहार , पटना 
विभाग , बिहार , पटना 


1 


। 


3 


उप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव , वित्त विभाग , 
बिहार , पटना 


श्री चन्द्र प्रकाश , 35 
अवकाश रक्षित पदाधिकारी, वित्त विभाग , 
बिहार , पटना 
श्री संजीव मित्तल , 38 
अवर बजट नियंत्रक - सह - अवर सचिव , वित्त 
विभाग , बिहार, पटना 


उप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव , वित्त विभाग, 
बिहार , पटना 


बिहार गजट ( असाधारण ), 25 जुलाई 2016 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम , कोटि क्रमांक एवं प्रोन्नति उपरान्त नव पदस्थापित विभाग/ कार्यालय 
वर्तमान पदस्थापन 

का नाम 
2 

3 
श्रीमती रुपम, 42 

उपायुक्त , लेखा , भविष्य निधि निदेशालय , बिहार , 
सहायक निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय , 

पटना सम्प्रति पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति सांस्थिक 
बिहार , पटना 

वित्त निदेशालय एवं लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त 

विभाग , बिहार , पटना 
श्री बिनोद कुमार तिवारी, 47 
अवर बजट नियंत्रक- सह - अवर सचिव , वित्त | उप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव , वित्त विभाग , 
विभाग, बिहार , पटना 

बिहार , पटना 


2 . यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 ( सी० ) 
संख्या - 29770 / 2015 , बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल 
से प्रभावित होंगी । 

3 . उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय 
होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 625 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


